रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 


Aid = राज्जपन्न 


Che Gazette of Jndia 


Ol. sit. -SY. Wet. -37.-62022-24035 
CG-DL-E-62022-24035 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ता--खण्ड 4 
PART वा--8€ला०णा 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 585] नई दिल्‍ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2022/कार्तिक 25, 944 
No. 585] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2022/KARTIKA 25, 944 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिसूचना 
मुंबई, 5 नवम्बर, 2022 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 


सेबी/एल.ए.डी.---एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2022/406.-- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 
7992 (992 का 5) की धारा At उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, Vag भारतीय प्रतिभ्रूत्ति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 7996 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌ - 


. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 
कहा जा सकेगा | 


2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से साठवें दिन लागू होंगे । 

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 7996 में,- 

I. विनियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्‌,- 

“लाभांश की रकम और रिडेंप्श्न (मोचन) की रकम का अंतरण (ट्रांसफर) 

53. प्रत्येक म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) और आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी), 


(क) यूनिट्धारकों को लाभांश (डिविडेंड) की रकम का अंतरण (ट्रांसफर) उस अवधि के भीतर करेगी, जो बोर्ड द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित की जाए; 
7603 GI/2022 (l) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


(ख)  यूनिट्धारकों को रिडेंप्शन (मोचन) या पुनःक्रय की रकम (रीपर्चेज प्रोसीड्स) का अंतरण उस अवधि के भीतर 
करेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए; 


(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्धारित की गई अवधि के भीतर रिडेंप्शन (मोचन) या पुनःक्रय की रकम (रीपर्चेज 
प्रोसीड्स) या लाभांश (डिविडेंड) की रकम का अंतरण न कर पाने पर, आस्ति प्रबंध कंपनी को इस प्रकार जितनी अवधि की 
देरी हुई हो उतनी अवधि के लिए उस दर से यूनिट्धारकों को ब्याज अदा करना होगा, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए; 


(घ) खंड (ग) के तहत यूनिटधारकों को इस प्रकार ब्याज अदा किए जाने के बावजूद भी, निर्धारित की गई समयावधि 
के भीतर रिडेंप्शन (मोचन) या पुनःक्रय की रकम (रीपर्चेज प्रोसीड्स) या लाभांश (डिविडेंड) की रकम का अंतरण न कर 
पाने के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी: 


परंतु यह कि रिडेंप्शन (मोचन) या पुनःक्रय की रकम (रीपर्चेज प्रोसीड्स) या लाभांश (डिविडेंड) की रकम का 
भुगतान असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन करने की जगह किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा, और आस्ति प्रबंध 
कंपनियों को इस प्रकार किए गए सभी भुगतानों का रिकॉर्ड रखना होगा और रिकॉर्ड में यह भी दर्ज करना होगा कि 
भुगतान इस प्रकार ऑनलाइन करने की जगह किसी अन्य माध्यम से क्‍यों किए गए हैं।” 


माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष 
[विज्ञापन-॥॥/4/असा./405/2022-23] 
पाद टिप्पण : 


4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, (996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 
दिसम्बर (996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 


2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 996 तत्पश्चात्‌ - 


(4) ॥5 अप्रैल 4997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 7997, का.आ. 
सं. 327 (अ), द्वारा 


(2) 2 जनवरी 4998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 998, 
का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा 


(3) 8 दिसम्बर 999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 7999, का.आ. 
सं. 4223 (अ), द्वारा 


(4) 4 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 
सं. 235 (अ), द्वारा 


(5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्‍्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) 
विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा 


(6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, 
का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा 


(7) 23 जनवरी 200 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 200, 
का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा 


(8) 29 मई 200/ को भारतीय प्रतिभ्रूत्ति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 
200, का.आ. सं. 476 (A), द्वारा 


(9) 23 जुलाई 200 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004, 
का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा 


(0) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. 
सं. 279 (अ), द्वारा 


(44) 44 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, 
का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा 


[भाग वा---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


(72) 


(73) 


(74) 


(5) 


(76) 


(7) 


(78) 


(79) 


(20) 


(2) 


(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 


(28) 


(29) 


(30) 


(3) 


30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, 
का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा 


9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, 
का.आ. सं.956 (अ), द्वारा 


27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति 
अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.045 (अ), द्वारा 


29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. 
4.632 (अ), द्वारा 


42 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. 
भाप्रविबो/विकावि/नी प्र/4/2004, द्वारा 


40 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 
2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा 


42 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, 
का.आ. सं. 38(अ), द्वारा 


22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, 
का.आ. सं. 783(अ), द्वारा 


3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, 
का.आ. सं. 7254(a), srt 


27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, 
wr. सं. भाप्रविबो/विकावि/नी प्र/82534/2006, द्वारा 


27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 
2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा 


28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 
/rerettsttt/2007/258, द्वारा 


3/ अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, 
फा. सं. rere sttt/2007/4646, द्वारा 


3/ मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 
2008, 7.4.  (/tereatt/sttt/2008/2669, द्वारा 


46 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, 
फा. सं.एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/व 23042 द्वारा 


22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. 
एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/ 26202 द्वारा 


29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभ्रूत्ति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 
2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 739426, द्वारा 


8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. 
एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-40/0॥/ 5960, द्वारा 


5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. 
एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-40/07/65404, द्वारा 


29 जुलाई 2040 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 200, सं. 
Teast waa shtt/20 O-7 /3/3945, द्वारा 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


(32) 


(33) 


(34) 


(35) 


30 अगस्त 2077 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2074, फा. सं. 
WeAt.T St. AL. ATS ./20 (-2/22/27668, द्वारा 


27 फरवरी 202 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 202, सं. 
TAS UT ATA STA/20 - 2/38/4290, sTeT 


26 सितम्बर 202 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 202, 
सं. WAT. ST.-0. ae. ALS. T./202-3/77/2502, द्वारा 


46 अप्रैल 20(3 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 20'3, 
S.A. 0 St -0 A. AAT. T./203-4/03/5652, द्वारा 


(36) 9 जून 20I3 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 203, सं. 


(37) 


(38) 


(39) 


(40) 


(4) 


(42) 


(43) 


(44) 


(45) 


(46) 


(47) 


(48) 


(49) 


(50) 


(5) 


WH... AR. A/S. T./20 3-4/7 2/608, द्वारा 


49 अगस्त 203 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2073, 
सं. WAT. ST.-0. ae. ATS. T./203- 4/8/6384, द्वारा 


6 मई 20/4 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2074, सं. 
एलएडी/एनआरओ/जीएन/2044-45/0/ 039, द्वारा 


23 मई 20/4 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2074, सं. 
एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2044-45/03/089, द्वारा 


30 दिसम्बर 2074 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 204, 
सं. WATS UT. AS. AT. / ST. T./20 4-5/79/ 973, aTeT 


45 We 2045 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 205, सं. सेबी- 
UWA. AC. A/a. Ae... T./205-6/005, द्वारा 


42 फरवरी 206 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 20/6, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2045-46/034, द्वारा 


45 फरवरी 207 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 20/7, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2046-47/03॥, द्वारा 


43 मार्च 208 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 208, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2048/02 , द्वारा 


30 मई 20I8 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 20/8, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2048/4, द्वारा 


6 दिसम्बर 20(8 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 208, 
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2048/50, द्वारा 


43 दिसम्बर 2078 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 208, 
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2048/5, द्वारा 


4 जनवरी 2049 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 208, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2049/0॥, द्वारा 


26 अप्रैल 2049 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 209, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2049/044, द्वारा 


23 सितम्बर 209 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 209, 
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2049/37, द्वारा 


6 मार्च 2020 को भारतीय strate ate विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा 


[भाग वा---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


(52) 


(53) 


(54) 


(55) 


(56) 


(57) 


(58) 


(59) 


I7 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभ्रूत्ति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/0, द्वारा 


29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, 
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा 


4 फरवरी, 202 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 202, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./202/08, द्वारा 


3 अगस्त, 202 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. 
सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/30, द्वारा 


5 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 202, 
सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/202]/36, द्वारा 


9 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 202, 
सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/202॥/56, द्वारा 


25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. 
सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70, द्वारा 


3 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, 
सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/92 , द्वारा 


संशोधित हुए थे | 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
NOTIFICATION 
Mumbai, the 5th November, 2022 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) 
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2022 
SEBI/LAD-NRO/GN/2022/06.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of 


sub-section (2) of section |l of the Securities and Exchange Board of India Act, 992 (5 of 992), the Board hereby 
makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) 
Regulations, 996, namely— 


l. 


3. 


These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 2022. 


They shall come into force on the sixtieth day from the date of publication of these regulations in the Official 
Gazette. 


In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 996, - 


I Regulation 53 shall be substituted with the following regulation, namely, — 


“Transfer of dividend and redemption proceeds 


53. Every mutual fund and asset management company shall, 


(a) 


(b) 


(c) 


transfer to the unitholders the dividend payments within such period as may be specified by the Board from time 
to time; 


transfer to the unitholders the redemption or repurchase proceeds within such period as may be specified by the 
Board from time to time; 


in the event of failure to transfer the redemption or repurchase proceeds or dividend payments within the period 
specified in clauses (a) and (b), the asset management company shall be liable to pay interest to the unitholders 
at such rate as may be specified by the Board for the period of such delay; 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


(d) notwithstanding payment of such interest to the unit-holders under clause (c), the asset management company 
may be liable for action for failure to transfer the redemption or repurchase proceeds or dividend payments 
within the stipulated time: 


Provided that physical despatch of redemption or repurchase proceeds or dividend payments shall be carried out only 
in exceptional circumstances and asset management companies shall be required to maintain records along with 
reasons for all such physical despatches.” 


MADHABI PURI BUCH, Chairman 
[ADVT.-IITI/4/Exty./405/2022-23] 
Footnote: 


l. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, क्‍996, the Principal 
Regulations, were published in the Gazette of Indiaon December 9, 996 vide 8.0. No. 856 (E). 


2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, !996 were subsequently amended— 


(l) On April I5, 997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
997 vide 8.00. No.327 (E). 


(2) On January |2, l998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
998 vide S.O. No.32 (E). 


(3) On December 8, 999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) 
Regulations, 999 vide $.O. १४०. 223 (E). 


(4) On March 4, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2000 vide S.O. No.235 (E). 


(5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) 
(Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E). 


(6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2000 vide 8.00. No.484 (E). 


(7) On January 23, 200 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
200 vide S.O. No.69 (E). 


(8) On May 29, 200l by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) 
(Amendment) Regulations, 200 vide 8.00. No.476 (E). 


(9) On July 23, 200l by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 200l vide 8.00. No.698 (E). 


(l0) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 
2002 vide S.O. No.29 (E). 


(ll) On June Il, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2002 vide 8.00. No.625 (E). 


(i2) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 2002 vide 8.00. No.809 (E). 


({3) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) 
Regulations, 2002 vide 8.00. No.956 (E). 


(l4) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by 
Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.l045 (E). 


(i5) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2003 vide S.O. No. 632 (E). 


(6) On January |2, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004. 


({7) On March 0, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) 
Regulations, 2004 vide 8.00. No. 398 (E). 


(48) On January |2, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2006 vide S.O. No. 38 (E). 


[भाग वा---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


(9) 


(20) 


(2I) 


(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 


(28) 


(29) 


(30) 


(3l) 


(32) 


(33) 


(34) 


(35) 


(36) 


(37) 


(38) 


(39) 


(40) 


(4]) 


(42) 


(43) 


On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2006 vide 8.00. No. 783 (E). 


On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 2006 vide S.O. No. 254 (E). 


On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) 
Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006. 


On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) 
Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006. 


On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2007 vide F. No. I/LC/GN/2007/258. 


On October 3l, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2007 vide F. No. ll/LC/GN/2007/4646. 


On March 3l, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) 
Regulations, 2008 vide F. No. Ll/LC/GN/2008/2669. 


On April 6, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2008 vide F. No. LADNRO/ (5१४/2006/03/ 23042. 


On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2008 vide no. LADNRO/GN/2008/09/26202. 


On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/39426. 


On April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-0/0/I5960I. 


On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-0/07/65404. 


On July 29, 200 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
200 vide No. LAD-NRO/GN/200-/3/I3945. 


On August 30, 20 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
20] vide No. LAD-NRO/GN/20I-2/27668. 


On February 2l, 20l2 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) 
Regulations, 202 vide No. LAD-NRO/GN/20]-2/38/4290. 


On September 26, 202 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 202 vide No. LAD-NRO/GN/202-3/7/2502. 


On April l6, 20!3 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
203 vide No. LAD-NRO/GN/203-4/03/5652. 


On June 49, 20I3 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 203 vide No. LAD-NRO/GN/203-4/2/608. 


On August 9, 20l3 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 203 vide No. LAD-NRO/GN/203-4/8/6384. 


On May 6, 204 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
204 vide No. LAD-NRO/GN/204-5/0/039. 


On May 23, 20]4 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 
204 vide No. LAD-NRO/GN/204-5/03/089. 


On December 30, 204 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 20l4 vide No. LAD-NRO/GN/204-5/9/973. 


On May |5, 20l5 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
205 No. NROOTAE/GN/205-6/005. 


On February 2, 20l6 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) 
Regulations, 206 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/205-6/034. 


On February 5, 20l7 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) 
Regulations, 207 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/206-7/03. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


On March 3, 208 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
208 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/208/02. 


On May 30, 20I8 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 208 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/208/74. 


On December 6, 20l8 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 208 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/208/50. 


On December 3, 20l8 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) 
Regulations, 208 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/208/5I. 


On January |, 20l9 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) 
Regulations, 208 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/209/0I. 


On April 26, 20I9 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
209 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/209/0I. 


On September 23, 209 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 209 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/209/37. 


On March 6, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07. 


On April 7, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) 
Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/0. 


On October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39. 


On February 4, 202! by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
202 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/202/08. 


On August 3, 202l by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 202l vide No. SEBI/LAD- 
NRO/GN/202/30. 


On August 5, 202l by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 202] vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/202/36. 


On November 9, 202! by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) 
Regulations, 202] vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/202/56. 


On January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 
2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/70. 


On August 3, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) 
Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/92. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-]0054. vous 


